निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 आश्विन 1940 ( श० ) 
( सं० पटना 895 ) पटना , बुधवार , 3 अक्तूबर 2018 


सं0 03 / उ0नि0 / योजना( ओ0प्रो०नीति ) - 02 / 2015 - 3373 

उद्योग विभाग 


संकल्प 

1 अक्तूबर 2018 
विषय: - औद्योगिक प्रोत्साहन नीति , 2011 अन्तर्गत निर्गत संकल्प ज्ञापांक - 127 , दिनांक 15.01.2016 

का निरस्तीकरण 
विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 - 2060, दिनांक 11.06 .2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018 - 19 में बिहार औद्योगिक निवेश 
प्रोत्साहन नीति , 2016 अन्तर्गत देय प्रोत्साहन पैकेज / अनुदान की प्रतिपूर्ति तथा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति , 2011 के 
तहत सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहत प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को देय लंबित विभिन्न रियायतें एवं सुविधाओं आदि की 
प्रतिपूर्ति हेतु सब्सिडी मद में कुल ₹18475. 00 लाख (एक सौ चौरासी करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र के व्यय एवं निकासी 
की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा आवंटन सं0 - 1480, दिनांक 13.06.2018 द्वारा ₹18475.00 लाख ( एक सौ चौरासी 
करोड़ पचहत्तर लाख ) मात्र का आवंटन निर्गत है । 

उक्त स्वीकृत्यादेश की कंडिका - 5 के अनुसार उद्योग निदेशक , बिहार, पटना द्वारा इकाईवार निर्गत 
स्वीकृत्यादेश के आलोक में राशि की निकासी एवं भुगतान नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से किया 
जाना है, फलतः वृहत प्रक्षेत्र की औद्योगिक ईकाईयों को अनुदान की राशि का भुगतान होने में उत्पन्न कठिनाईयों को 
ध्यान में रखते हुए उद्योग विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 127 , दिनांक 15.01. 2016 निरस्त किया जाता है । विभागीय संकल्प 
सं0 - 2437 , पटना, दिनांक 15.07. 2011 पूर्ववत प्रभावी रहेगा । 
___ 2 यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 895-571 +500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


